सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन , 1942 ( श ० ) 


संख्या- 539 राँची , शुक्रवार , 

, 


1 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


आदेश 


1 अक्टूबर , 2021 


संख्या -- ख ० नि ० ( विधि ) -136 / 2017- 1983 - एम ० , W.P ( C ) No. 2013/2020 , शाह ब्रदर्स - बनाम - यूनियन 
ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक -21.05.2021 के 
अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा करमपदा ( आर ० एफ ० ) के रकबा -233.99 हे ० क्षेत्र पर सर्वश्री शाह 
ब्रदर्स द्वारा पूर्व धारित लौह अयस्क खनन पट्टा के संबंध में खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम की धारा -4 ( A ) ( 3 ) के तहत राज्य सरकार द्वारा इस मामले की सुनवाई कर Fresh Order पारित 
करने हेतु सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , राँची को प्राधिकृत किया जाता है । 


02- उक्त प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री - सह - विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


हरि कुमार केशरी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 539 -- 50 


